रजिस्ट्री संडो एल० - 33004 / 98 


15 


REGD . NO. D. L.-33004 /98 


: 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


11; 


. 


. 


भाग ।। ...- खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( 1 ) 
PART I - Section 3- - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISEED BY AUTHORITY 


सं . 182 ] 
No. 4821 


नई दिल्ली, दिसम्बर , 14 , 1998 / अग्रहायण 23 , 1920 
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14 , 1998 /AGRAHAYANA 23 , 1920 
- - - - 

- - - - - - - - -- -- - - - - - - 


- - im 


- - 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1998 
सा०कानि0 734( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एत्दद्वारा भारतीय रेल इंजीनियरी 
सेवा भर्ती नियम, 1962 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:. .. 

1. ( i ) ये नियम भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1998 कहलायेंगे । 
2, ( i ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, 
2. भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 1962 में नियम 24 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाए, अर्थात्: -- 

" 25 शिथिल करने की शक्तिः जहां केंद्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो आयोग के परामर्श से लिखित 
में कारण देते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा कोटि के व्यक्तियों अथवा पद के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल किया 
आ सकता है । " 


[ सं. 95/ई ( जी सी )/ आर. आर./ 20/ 2 ] 

डी. पी . त्रिपाठी, सचिव 
टिप्पणी : मूल नियम सा . का . नि . 601 दिनांक 28 - 4 - 1962 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा . का . नि , 418 
दिनांक 23 - 2 - 79 तथा 38 ( ई ) दिनांक 22 - 12 - 97 द्वारा संशोधित किए गए थे । 

MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th December, 1998 
GSR 734 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Engineers Recruitment Rules , 1962, namely : -- 


3368 GI/98 


- - - 


" 


- 


- 


. - 


- 


: 


___ . 


(i ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ Ste . 3(1) 
These rules may be called the Indian Railway Service of Engineers Recruitment ( Amendment) Rules, 
1998. 


2. ( ii ) They shall come into force on the date of their publication inthe Official Gazette . 

2. In the Indian Railway Service of Engineers Recruitment Rules, 1962 , after rule 24 , the following shall be inserted 
nainely : -- 

" 25 Power to Relax: - Where thc Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts." 

INo.. 95/ E( GC) / RR/ 20/2 ] 

D . P. TRIPATHI, Secy. 
Note: ---- Thc principal rule published in the Gezette of India vide GSR 601 dated 28 -4 - 1962 and subsequently amended 

vide GSR 418 dated 23 - 2 - 79 and 38 ( E ) dated 22 -12 - 1997 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1998 
साका.नि० 735 ( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा भारतीय रेल बिजली 
इंजीनियरी सेवा भर्तीनियम, 1962 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. (i ) ये नियम भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1998 कहलायेंगे । 

2. ( ii ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे , 
2. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेषा भर्ती नियम , 1962 में नियम 24 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाए, अर्थात् :--- 

" 25 शिथिल करने की शक्तिः जहां केंद्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो आयोग के परामर्श से लिखित । 
में कारण देते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा कोटि में व्यक्तियों अथवा पद के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल किया 
जा सकता है । 

• [ सं. 95/ ई ( जी सी ) / आर, आर./ 20/ 2 ] 

डी. पी . त्रिपाठी, सचिव 
टिप्पणी : मूल नियम सा . का. नि . 603 दिनांक 28 - 4 - 1962 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा . का . नि . 419 

दिनांक 23-- 2 - 79 तथा सा . का . नि . 39 ( ई ) दिनांक 22 - 12 - 97 द्वारा संशोधित किए गए थे । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 5th December , 1998 
GSR 735 ( E ). In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution ,the President 
hereby inakes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment Rules. 
1962 . namely:-- - 
1 . (i ) These rules may be called the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment ( Amend 

ment) Rules, 1998. 
2. (11) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment Rules, 1962 , after rule 24 , the following shall 
bc inserted , namely : - 

" 25 Power to Relax: - Where the Central Governinent is of the opinionthat it is necessary or expedient so to 
do. it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with thc Commission relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts ." 

[ No. 95 / E( GC) / RR/ 20/ 2 ] 

D . P. TRIPATHI , Sccy . 
Note: The principal rules were published in the Gezette of India vide GSR 603 dated 28 - 4 -1962 and subsequently 

amended vide GSR 419 dated 23 -2- 79 and GSR No. 39 (E ) dated 22 - 12 - 1997 . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1998 
सा०का.नि . 736 ( अ ). - - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा सिगनल इंजीनियरी 
संवा भर्ती नियम ,1962 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्: --- 

1. (i ) ये नियम भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1998 कहलायेंगे । 
2. ( ii ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, 
2. भारतीय रेल सिंगनल इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम , 1962 में नियम 24 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाए, अर्थात्: -- 

" 25 शिथिल करने की शक्तिः जहां केंद्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो आयोग के परामर्श से लिखित 
में कारण देते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा कोटि के व्यक्तियों अथवा पद के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल किया 
जा सकता है ।" 

[ सं . 95/ ई ( जी सी )/ आर. आर./ 20/ 2 ] 

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव 
टिप्पणी : मूल नियम सा . का . नि . 602 दिनांक 28 - 4 - 1992 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा . का . नि . 420 

दिनांक 23 - 2 - 79 तथा सा. का . नि . 35 ( ई ) दिनांक 22 - 12 - 97 द्वारा संशोधित किए गए थे । 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 5th Decernbcr, 1998 
GSR 736 ( E ). - - In exercisc of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment Rules, 1962 
namely :- - - 
1. (i) These ruiles may be called the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment ( Amendment) 

Rules , 1998. 
2 (ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment Rules, 1962 , after rule 24 , the following shall be 
inscried , namely : 

" 25 Power to Relax: - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expcdient so to 
do , it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or category or persons or posts." 

[ No. 95/ E( GC ) / RR/ 20/ 2 ] 

D. P. TRIPATHI, Secy. 
Note : The principal rule published in the Gezette of India vide GSR 602 dated 28 - 4 - 1992 and subsequently 

amended vide GSR 420 dated 23 -2- 79 and G. S. R. 35 ( E) dated 22 -12 -1997 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

And Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . - 1998 . 


